रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD NO DL- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


4 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II , Section 34 Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


COVER to viz . 


सं. 272 ] 
No. 272 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , मई 29 , 2001/ ज्येष्ठ 8 , 1923 
NEW DELHI, TUESDAY , MAY 29 , 2001/ JYAISTHA 8 , 1923 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 29 मई, 2001 


सं . 57 / 2001- सीमाशुल्क 


सा . का .नि . 394( अ ). .. केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो आने पर कि लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
की अधिसूचना सं . 18/ 99 - सीमाशुल्क , तारीख 11 फरवरी, 1999 , निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना में , 


( 1 ) " अथवा किसी स्थानीय निकाय " शब्दों के स्थान पर " अथवाकिसी स्थानीय निकाय या किसी संस्था द्वारा गैर वाणिज्यिक माथार 

पर चलाये जा रहे मान्यताप्राप्त विद्यालय " शब्द रखे जायेंगे ; 


( 1 ) अंत में निम्नलिखित परंतुक रखा जायेगा, अर्थात् : 


" परंतुक कि जहां आयात किसी संस्था द्वारा चलाये जा रहे विद्यालय से किया गया हो एवं ऐसा विद्यालय, केन्द्रीय सरकार , राज्य 
सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा न संचालित हो, तब आयातक उपयुक्त राज्य सरकार या केन्द्र 
शासित प्रदेश की सरकार के शिक्षा विभाग, जैसा लाग हो , द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उक्त 
विद्यालय, उक्त राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार के द्वारा मान्यताप्राप्त है एवं गैर - वाणिज्यिक आधार पर चलाया जा 
रहा है । " 


[ फा . सं. 528/ 210/ 98 - कस्टम ( टी . यू. ) ] 


जी. डी . लोहानी, अवर सचिव 
टिपण : - अधियूचना सं . 18/ 99 - सीमाशुल्क , तारीख 11 फरवरी , 1999 , भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा . का .नि . 99 ( अ ), तारीख 

11 फरवरी, 1999 द्वारा प्रकाशित किया गया था । 


1644 G /2001 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec . 3 (1) ] 


ILMU 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th May, 2001 

No. 57/2001-CUSTOMS 
G .S. R . 394 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of Section 25 of the Customs Act , 1962 
(52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the 
following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), 
No. 18 /99 - Customs, dated the 11th February , 1999 , namely : 

In the said notification 
(i) for the words or a localbody " , thc words " or a localbody or a recognized school run on a non - commercial 

basis by any organization ” shall be substituted ; 
( 11) the following proviso shall be added at the end , namely : 

" Provided that where the imports are made by a school run by any organization and such school is not run 
by the Central Government, State Government, Government of a Union territory of a local body, the 
importer shall furnish a certificate issued by the Education Department of the concerned State Government 
or the Government of the Union territory, as the case may bc, certifying that the said school is recognized 
by the said State Government or the Government of the Union territory and is run on a non -commercial 
basis ," 

[F. No . 528 /210 /98 - Cus. (TU ) ) 

G D . LOHANI, Under Secy. 
Note : - Notification No. 18 / 99-Customs, dated the 11th February , 1999 was published in the Gazette of India , 

Extraordinary , vide number G . S . R . 99 (E ), dated the Ilth February , 1999 


Printed by the Mupago , Govt. of India Prese, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


